रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33001/ 99 


REGD . NO . D . L - 33001/ 99 


A 


, 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयत 


The Gazette of India , 


- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


! 


%3A 


सं . 14 ] 
No. 14 ] 


पाढ़ 30, 1923 


. . 


" 


नई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 21 , 2001 / आषाढ़ 30 , 1923 
NEW DELHI, SATURDAY , JULY 21, 2001/ ASADHA 30, 1923 . . 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन 

के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II -- खण4 
PART 1 Section 4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by theMinistry ofDefence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2001 


का . नि . आ . 111. - केन्द्रीय सरकार , नौसेना अधिनियम, 1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
नौसेना समारोह, सेवा की शर्ते और प्रकीर्ण विनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात् : 


1. ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समारोह, सेवा की शर्ते और प्रकीर्ण ( संशोधन ) विनियम , 2001 है । 


( 2 ) ये 15 अगस्त , 2001 को प्रवृत्त होंगे । 


2. 


नौसेना समारोह, सेवा को शर्ते और प्रकीर्ण विनियम, 1963 में , -- 


(i) विनियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 52. फ्लैग अफसर - फ्लैग अफसर निम्नलिखित झण्डे लगाएंगे : -- 


( 1 ) एडमिरल आफ दि फ्लीट - एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा, 
और दो खंडों के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफसर/ 
एडमिरल आफ दि फ्लीट का रैंक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के पांच स्टार दो उर्ध्वाधर स्तंभों में क्रमवार अध्यारोपित होंगे, जिनमें एक स्टार मध्य में होगा । 


( 2 ) एडमिरल -- एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा और दो खंडों के 
मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफस / एडमिरल का रैक 
दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के चार स्टार , दो उर्ध्वाधर स्तंभों में क्रमवार अध्यारोपित होंगे । 


2137 GI/2001 


( 433) 


434 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 21, 2001/ASADHA 30 , 1923 


[ PART II - SEC. 4 ]] 


(3 ) वायस एडमिरल - एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा और दो 
खंडों के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफस / वायस 
एडमिरल का रैंक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के तीन स्टार, एक उधिर स्तंभ में क्रमवार अध्यारोपित होंगे । 

( 4 ) रियर एडमिरल - एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा और दो खंडों 
के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफसर/रियर एडमिरल 
का रैक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के दो स्टार, एक उर्ध्वाधर स्तंभ में क्रमवार अध्यारोपित होंगे । " 


( 2 ) विनियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 53. नौकाओं पर पेंट - फ्लैग अफसरों के बाजों के अग्रभागों पर सभिन्न झण्डे पेंटकिए जा सकेंगे झडों का आकार, जब उन्हें पेंट 
fया जाए, कम से कम 30 सें . मी . x 15 सें मी. होगा । " 


( 3 ) विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 54. कमोडोर - - कमोडोर रैक के अफसर नेवी ब्लू किनारे वाले श्वेत चौड़ी पताका लगाएंगे, जिसके, झण्डों के दंड के साथ लगे आधे भाग 
पर भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( सकॉल रहित ) अध्यारोपित होगा औरजिसके झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में नेवी ब्लू रंग का एक स्टार अध्यारोपित होगा । 


( 4) विनियम 55 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 55. कार पर झण्डे/ गानों पर झण्डे लगाना 
(1 ) नौसेना अध्यक , भारतीय नौसेना पोतध्वज को कार झण्डे के रूप में लगाएगा । 

( 2) सभी फ्लैग अफसर, जिनमें कमोडोर रैंक के अधिकारी भी सम्मिलित हैं , अपने - अपने सुभिन्न -झण्डों और पताकाओं को कार 
झण्डे के रूप में लगा सकेंगे । नौसेना अध्यक्ष, यथा अपेक्षित अधिकारिता के क्षेत्र और नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विस्तारण अनुदेश जारी 
कर सकेगा। 


( 3 ) स्वतंत्र रूप से अवचित प्रतिष्ठापनों के कमांडिंग अफसर के रूप में कैप्टन रैंक के अफसर, उनकी कमान के अधीन आने वाले 
क्षेत्रों या ठीक साथ लगे क्षेत्रों के भीतर पोष्ठ अफसर की पताका, कार झण्डे के रूप में लगा सकेंगे । यह ज्येष्ठ अफसर पताका नेवी ब्लू किनारों वाली 
एक तिकोनी श्वेत पताका होगी, जिस पर अण्डे के दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) अध्यारोपित होगा । नौसेना अध्यक्ष ऐसे कार झण्डे 
लगाने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर सकेगा । 


( 4 ) यानों पर प्रदर्शित झण्डे 30 सें . मी . x 15 से. मी . के होंगे । " 


( 5 ) विनियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 56. कॉनवाय कमोडोर का झण्डा - कॉनवाय कमोडोर एक नेवी ब्ल्यू किनारे वाली वैसी ही श्वेत चौड़ी पताका लगाएगा जिसमें 
झण्डे के दण्ड से लगे हुए आधे भाग पर भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) अध्यारोपित होगा और नेवी ब्ल्यू रंग का एक स्टार होगा जैसा उसके 
अण्डे में विनियम 54 में यथा वर्णित दण्ड से दूर विस्थापित खण्ड में अध्यारोपित है । 

( 6 ) विनियम 66 के उपविनियम ( 1) में , खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

( क ) सफेद पोत ध्वज - झण्डे के दण्ड से लगे हुए ऊपरी चौथाई भाग पर अध्यारोपित राष्ट्रीय ध्वज वाला श्वेत रंग का पोत ध्वज और 
झण्डे के दण्ड से दूर विस्थापित भाग पर अध्यारोपित एक भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) श्वेत पोत ध्वज विनियम 70 में विहित रीति में 
प्रदर्शित किया जाएगा । 


( 7 ) विनियम 67 के उपविनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 67 मस्तलशिखर पताका - कमीशन में सभी भारतीय नौसैना पोत, जब वे किसी कार्यपालक अधिकारी के कमान में हो और जब 
उनके ऊपर कोई झण्डा या कोई चौड़ी पताका न लगी हो तो मस्तूल से लगे हुए भाग में भारतीय नौसेना क्रेस्ट ( स्क्रॉल रहित ) सहित फलाई की ओर 
सुण्डाकार होती हुई पताका जैसा एक श्वेत रिबन मुख्य मस्तूल के शिखर पर फहराया जाएगा । " 

( 2 ) विनियम 68 में , 
( क ) उप विनियम ( 4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( 4 ) भारतीय नौसेना पोतों की नौकाओं पर राष्ट्रपति की उपस्थिति को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय झण्डे को लगाया जाएगा । " 


[ ATT II - U954 ] YR 77499 : TEME 21, 2001/ 311414 30, 1923 

435 

435 
( T ) 34 PafT4 ( 5) 9,– 

(i) ( # ) # PA ,fuiffea Tul , puta : 
“ ( 5 ) TYT 24 ft . T ITA MT " 

( ii) US ( U ) # 16 ,fefefera TQ , aut : 
" ( W ) 714 24 d . . 41 21 tafsil" 

(ii)TT (0 ) 41 19 7914 Flori 
( 11) jq faft4s (6 ) # 

(i) US ( W ) 1 eta forest angemi 
( ii) wis ( ) U ( U ) # 29 # 9 : Heita 752 OTTI 

( 97. 4. 5 /1/2000 - FIVA ( TA ) ] 

रणजीत इस्सर, संयुक्त सचिव 
fa uut : - F7 faf149 47. 61.371. 22 ( 37 ) 19 , 1964 GRT PRO # 14 # fra PAQ TO 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 10th July , 2001 
S. R . O . 111.-- In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ), the Central 
Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and 
Miscellaneous Regulations, 1963, namely : 
1. (1) These regulationsmay be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellancous 

(Amendment) Regulations, 2001. 
(2 ) They shall come into force with effect from 15th August, 2001 . 
2 . In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963 , — 
(1) For regulation 52 ,the following regulation shall be substituted , namely : 
" 52. Flag Officers. — The following flags shall be wom by Flag Officers : 

( 1) Admiral of the Fleet - A white flag with a navy blue border divided into three vertical sectionswith 

the Indian Naval Crest (without scroll ) super imposed in themiddle of the two sections next to the 
staff, and five stars of navy blue colour disposed in two vertical columns, including a star in the 
centre super imposed in the outer section displaced away from the flag staff, denoting the rank of 

the Flag Officer/Admiral of the Fleet. 
(2 ) Admiral A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the Indian 

Naval Crest (without scroll) super imposed in the middle of the two sections next to the staff, and 
four stars of navy blue colour disposed in two vertical columns, super imposed in the outer section 

displaced away from the flag staff , denoting the rank of the Flag Officer/ Admiral. 
(3 ) Vice Admiral — A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the 

Indian Naval Crest (without scroll) super imposed in the middle of the two sections next to the staff, 
and three stars of navy blue colour disposed in a vertical columns , super imposed in the outer 

section displaced away from the flag staff, denoting the rank of the Flag Officer/Vice Admiral. 
(4 ) Rear Admiral A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the 

Indian Naval Crest (without scroll ) super imposed in themiddle of the two sections next to the staff, 
and two stars of navy blue colour disposed in a vertical column , super imposed in the outer section 

displaced away from the flag staff, denoting the rank of the Flag Officer/Rear Admiral.” 
(2 ) For regulation 53 , the following regulation shall be substituted, namely : 

" 53. Painted On Boats . — The distinguishing flags may be painted on the bows of the barges of the Flag Officers. 
The size of flags when painted shall be atleast 30cmg x 15cms." 


436 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 21, 2001/ASADHA 30 , 1923 


[PART II — SEÇ . 4 ) 


(3 ) For regulation 54 , the following regulation shall be substituted, namely 

" 54 . Commodore.- - A white Broad Pendantwith a navy blue border,with the Indian NavalCrest (without 
scroll) super imposed on the half adjoining the flag staff , and one star in navy blue colour super imposed in the 
section displaced away from the flag staff shall be worn by the officers of the rank of Commodore." 
(4 ) For regulation , 55 the following regulation shall be substituted , namely : 
" 55. Car Flags/Display on Vehicles . 

(1) The Indian Naval Ensign shall be wom by Chiefof the Naval Ştaff as his car flag . 
(2 ) All flag officers including officers of the rank of Commodore may fly their respective distinguishing 
flags and pendant as their car flag. The chief of the Naval Staffmay issue necessary amplifying instructions 
keeping in view the area of jurisdiction and appointment as required . 
(3) Officers of the rank ofCaptain as Commanding Officers of establishments independently located shall 
fly the Senior Officers pendant as their car flag within the areas or in the immediate vicinity of the areas 
under their command. This Senior officers Pendantwill be a white triangular Pendant with navy blue border 
with Indian Naval Crest (withoutscroll ) super imposed adjoining the flag staff. The Chief of the Naval Staff 
may issue necessary instructions regarding authorities authorised to fly such car flag . 
(4 ) The flags displayed on vehicles shall be of size 30 cms x 15 cms." 
( 5 ) For regulation 56 , the following regulation shall be substituted , namely : 

" 56 . Convoy Commodore s Flag . – The Convoy Commodore shall wear the same White Broad Pendant 
with a navy blue border,with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed on the half adjoining 
the flag staff , and one star in navy blue colour super imposed in the section displaced away from staff 

as described in regulation 54 as his flag ." 
(6 ) In sub -regulation (1 ) of regulation 66 , for clause (a ), the following shall be substituted , namely : 

“ (a ) White Ensign . - - An Ensign of white colour with the National Flag super imposed on the top 
quarter adjoining the flag staff , and a Indian Naval Crest (without scroll) super imposed on the part 
displayed away from the flag staff. The White Ensign shall be displayed in the manner prescribed in 

regulation 70 ." 
(7 ) For sub -regulation ( 1) of regulation 67, the following sub -regulations shall be substituted , namely : 

“ 67 . Masthead Pendant. - (1) All Indian Naval Ships in commission when commanded by an executive 
officer, and when not wearing a flag or a broad pendant, shall fly at the main masthead a white ribbon like 
pendant tapering towards the fly , with the Indian Naval Crest ( withoutscroll) super imposed in the part 

adjoining themast." 
(8 ) In regulations 68 : 
( a ) for sub -regulation (4 ), the following shall be substituted , namely : 
“ (4 ) The National Flag shall be displayed from the boats of Indian Naval Ships to denote the 

presence of the President." 
(b ) in sub -regulation (5 ), 
(i) for clause (a ), the following shallbe substituted , namely : 

“ (a ) A Red Disc of approximately 24 cms in diameter ." 
(i ) for clause (b ), the following shall be substituted , namely : 
“ (b ) A White Disc of approximately 24 cms in diameter." 

il) clause (c) shall be omitted . 
(c ) in sub - regulation (6 ), 

1 clause (b ) shall be omitted . 
(11) clause (c ) shall be renumbered as clause (b ). 

[F . No. 5( 1)/2000 - DS (S )] 
RANJT ISSAR , Jt . Secy . 


Note . - The Principal regulation was published in theGazette of India vide S.R . O . 22 ( E ) dated 19 Feb . 1964. 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : जुलाई 21, 2001/ आषाढ़ 30 , 1923 


437 


D 


नई दिल्ली, 21 मई, 2001 


का . नि . आ . 112. - - राष्ट्रपति, सावधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना ( समूह " ग " 
अनौद्योगिक पद मोटर परिवहन कर्मचारिवूद ) भर्तीनियम, 1987 को , जहां तक उनका संबंध परिवहन फोरमैन, प्रधान मोटर परिवहन पर्यवेक्षक , मोटर 
परिवहन पर्यवेक्षक , मोटर परिवहन ड्राइवर श्रेणी -I और श्रेणी - II और सवार हरकारा के पद से है, अधिक्रांत करते हुए रक्षा मंत्रालय, नौसेना में परिवहन 
फोरमैन के समूह " ख " ( अननुसचिवीय, अनौद्योगिक ) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह " ख " ( अननुसधिवीय, अनौद्योगिक - परिवहन फोरमैन ) 
भर्ती नियम , 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


लागू होना - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद/ पदों को लागू होंगे । 


2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उसका/ उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े प्रवर्गों और अन्य विशेष 
प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का 
নাম 


पदों की 
संख्या 


योग्यता के आधार सीधे भर्ती किए जाने 
पर चयन या चयन वाले व्यक्तियों के 
सह ज्येष्ठता अथवा लिए आयु सीमा 
अचयन पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
फायदा केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) नियम 1972 
के नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


1 


2 


3 


4 


5 


5500 - 175 - 
9000 रु. 


चयन - सह - ज्येष्ठता लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


परिवहन 12 * साधारण 
फोरमैन 

केन्द्रीय सेवा, 
समूह " ख " 

अराजपत्रित , 
* कार्यभार के आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तन किया जा सकता है । 


438 


THEGAZETTE OF INDIA : JULY 21, 2001/ASADHA 30 , 1923 


[ PART II - SEC. 4] 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 


परिवीक्षा की अवधि, यदि 
कोई हो 


या नहीं 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


- 


- 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायेगा 


___ 11 


12 


प्रोन्नति 


प्रोन्नति : - ऐसा मोटर परिवहन पर्यवेक्षक , जिसने उस श्रेणी में तीन वर्षनियमित 
सेवा की है । 
टिप्पण : - प्रोन्नति के बारे में विचार किए जाने के लिए पात्र होने के लिए 
विभागीय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है । जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए 
विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा , 
अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी 
कम हो , कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी 
अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के 
लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


- 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के लिए ) : 
1 . कैप्टन की पंक्ति का अधिकारी, 

भारतीय नौसेना या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का सिविलियन 

अधिकारी । 
2. काडर की पंक्ति से निम्न पंक्ति का अधिकारी 

या समतुल्य पंक्ति का सिविलियन अधिकारी । 
लेफ्टिनेंट कमांडर की पंक्ति के दो अधिकारी 
या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति के सिविलियन अधिकारी 
( एक विभागीय और दूसरा केन्द्रीय सरकार के विभाग से जो अधि 
मानत: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का हो ) । 


- सदस्य 


[ सी पी ( एन जी )/ 2808/ एफ एम ( टीपीटी ) / ग्रुप " बी " /भर्तीनियम ] 

फकीर चन्द, उप सचिव 
New Delhi,the 21st May, 2001 
S. R. O . 112. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the Navy Group C (Non - Industrial Post ) Recruitment Rules, 1987, inso far as they relate to the posts of 
Foreman of Transport , Head Motor Transport Supervisor, Motor Transport Supervisor, Motor Transport Driver Grade-I, 


[ 471 II - UUS 4 ] ATG 11451 : 701921, 2001/311 30, 1923 

439 
& II and Despatch Rider the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to 
Group ‘ B (Non -Ministerial, Non - Industrial) post ofForeman of Transport in the Navy, Ministry of Defence, namely : 

1. Short title and commencement . - ( 1) These rules may be called the Navy Group B (Non -Ministerial, Non 
Gazetted -Foreman of Transport) Recruitment Rules , 2001. 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Application . -- These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed 
hereto . 

3 . Number of Posts, Classification and Scales of pay - - The number of the said posts , their classification and 
the scales of pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 5 of the said Schedule , 

4 . Method of Recruitment, age limit , other qualifications, etc .: — The method of Recruitment, age limit, 
qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the aforesaid Schedule . 

5 . Disqualification. — No person , - 
(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) Who, having a spouse living ,has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment of the said posts : 

Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 

6 . Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

7. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the other Backward Classes and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard. 

SCHEDULE 


Nameof 
Post 


Classification 


Number of 
post 


Age limit for 
direct recruits 


Scale of pay Whether 

Selection 
by Merit 
or Selection 
cum - Seni 
ority or 
Non 
Selection 
post 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 30 
of the Central Civil 
Service Pension Rules, 
1972 


1 


2 


3 


Not applicable 


Service 


Foreman of * 12 General Central Rs. 5500 
Transport. (2001) 

175 - 9000 . 

Group B 
: * Subject to variation Non -Gazetted, 

dependent on workload. Non -Ministerial 


Selection - Not applicable 
cum 
seniority 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply 
in the case of promotees 


Period of 
probation , 
if any 


Method of Recruitment whether 
by Direct Recruitment or by 
Promotion or by deputation/ 
absorption and percentage of 
the posts to be filled by various 
methods 


8 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Two years 


Promotion 


440 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 21, 2001/ASADHA 30, 1923 


[PART II — SEC. 4 ) 


- 


- 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption , grades from which 
promotion /deputation /absorption to be 
made 


If a DepartmentalPromotion 
Committee exists what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


p 


14 


Promotion : Motor Transport Supervisor Group B Departmental 

Consultaion with Union 
with three years regular service in the grade. Promotion Committee 

Public Service Commission 
Note : Qualifying a Departmental Test is (for promotion ) : 

not necessary . 
necessary to become eligible for consideration 1. Officer of the rank of Captain , 
for promotion . 

Indian Navy or Civilian Officer of 
Note : Where junior who have completed their equivalent rank or above - Chairman 
qualifying / eligibility service are being consi- 2. One Officer not below the rank of 
dered for promotion , their seniors would also Commander or Civiljan Officer of 
be considered provided they are not short of equivalent rank - - Member . 
the requisite qualifying /eligibility service by 3. Two Officers of the rank of Lieutenant 
more than half of such qualifying/eligibility Commander or Civilian Officers of 
service or two years, whichever is less, and equivalent rank or above ( one depart 
have successfully completed their probation mental and one from another Central 
period for promotion to the nexthigher grade Government Departmentpreferably 
along with their juniors who have already belonging to the Scheduled Castes/ 
completed such qualifying/eligibility service . Scheduled Tribes category ) - Members. 

[CP( NGy/ 2808/FM( TPT / Gp B / RRs ] 

FAQUIR CHAND, Dy . Secy . 
नई दिल्ली, 27 जून, 2001 


का . नि . आ . 113. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक फार्म ( समूह 
" ग " सिविलियन पद ) भर्ती नियम, 1978 को जहां तक उसका संबंध पर्यवेक्षक ( फार्म ), सहायक पर्यवेक्षक ( फार्म ) और सहायक पर्यवेक्षक ( फार्म ) 
पदों से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है , सैनिक फार्म विभाग 
में समूह " ग " पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक फार्म ( समूह " ग " सिविलियन) पद भर्तीनियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना. -- ये नियम इससे उपाबीद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट/ पदों को लागू होंगे । 

3. पद - संख्या, वर्गीकरण और घेतनमान. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , और अर्हताएं आदि. -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हता. - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो आता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6 . शिथिल करने की शक्ति . - जहां केद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


[ भाग - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : जुलाई 21, 2001 / आषाढ 30 , 1923 


441 


- 


- 


- 


4. व्यावृत्ति. -- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का 
नाम 


पदों की 
संख्या 


चयन अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( पेंशन) 
नियम, 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


3 


6 


अचयन 


18 से 25 वर्ष के बीच 


नहीं 


5000 - 150 - 
8000 रु . 


1. पर्यवेक्षक 74 * रक्षा सेवाओं 
( फार्म ) ( 2001 ) में सिविलियन 

* कार्यभार समूह " ग " 
के आधार अराजपत्रित, 
पर परिवर्तन अनुसचिवीय 
किया जा अनौद्योगिक 

सकता है 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


4 


H 


सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


10 


बी . एस . सी . ( कृषि ) 
वांछनीय : डेरी संबंधी फार्म और पशुप्रबंधन 
में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । 


आयु - नहीं 
अर्हता - नहीं 


सीधी भर्तीकिए गए व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष। प्रोन्नति व्यक्तियों के 
लिए परिवीक्षा अवधि , कुछ नहीं 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भी सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


11 


12 


( i ) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 
( ii ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : -- ऐसे सहायक पर्यवेक्षकों ( फार्म ) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 

नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने सैनिक 
फार्म इन्टरमीडिएट पाठयक्रम में अर्हता प्राप्त की है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परापर्शकिया जएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समूह " ग "विभागीय प्रोन्नति समिति 

जिसमें निम्नलिखत हों: 
( क ) उपमहानिदेशक सैनिक फार्म – अध्यक्ष 
( ख ) निदेशक सैनिक फार्म और ओ०आई०सी०एस०एफ० रिकार्ड - सदस्य 


213445200 - 2 


442 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 21 , 2001/AŞADHA 30 , 1923 


[ PART II - SEC . 4 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


6 
लागू नहीं होता 


नहीं 


( ग ) एक्यू एम जी क्यू ( सी ) क्यू एम जी का प्रतिनिधि - सदस्य 
( घ ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडे वर्गों 
से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 
2 

45 
2. सहायक 120 * रक्षा सेवाओं 4000 - 100 - अपयन 

पर्यवेक्षक ( 2001 ) में सिविलियन 6000 रु. 
( फार्म ) कार्यभार समूह " ग " 

के आधार अराजपत्रित, 
पर परिवर्तन अनुसचिवीय 
किया जा अनौद्योगिक 
सकता है । 


- 


10 


लागू नहीं होता । 


लागू नहीं होता 


आयु - नहीं 
अर्हता - नहीं 


- 


- 


- 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति 


द्वारा 


प्रोन्नति : - ऐसे उप सहायक ( फार्म ) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 
नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात आठ वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने सैनिक 
फार्म प्रारम्भिक पाठयक्रम में अर्हता प्राप्त की है । प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए 
समतुल्य पद या जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त सीनियर सेकेन्डरी स्कूल बोर्ड से जीव 
विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं कक्षा उर्तीण की हो और 
जिसको आठ वर्ष का अनुभव हो । 


14 
लागू नहीं होता 


- - अध्यक्ष 


. 13 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित हों :--- 
( क ) उपमहानिदेशक सैनिक फार्म 
( ख ) निदेशक सैनिक फार्म और ओआईसीएसएफ रिकार्ड 
( ग ) एक्यूएमजीक्यू 1 ( सी ) ( क्यूएमजी का प्रतिनिधि ) 
( घ ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों 

से संबंधित एक अधिकारी 
सीधी भर्ती द्वारा 


- सदस्य 
- सदस्य 


- सदस्य 


3 


4 


5 


6 


3050 - 75 
3950 -80 
4590 रु . 


1 

22 
3. उपसहायक 138 * 

पर्यवेक्षक ( 2001 ) 
( फार्म ) 

कार्यभार 
कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


रक्षा सेवाओं 
में सिविलियन 
समूह " ग " 
अराजपत्रित, 
अनुसचिवीय 
अनौधोगिक 


लागू नहीं होता 18 से 25 वर्ष के बीच 

नहीं 
टिप्पण : (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर यथा अधिसूचित रूप 
में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ 
अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य 
प्रवर्गों के लिए शिथिल की आ सकती है । 
(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ 
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य आय 
की शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिल 
की जा सकती है 


[ भाग 1 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : जुलाई 21 , 2001 / आषाढ़ 30 , 1923 


वाषाढ़ 30,1923 


443 


- 


- 


10 


लागू नहीं होता । 


दो वर्ष 


किसी मान्यताप्राप्त सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा बोर्ड से जीव 
विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण 
, वांछनीय : 2 स्तर में व्यावसायिक विषयों के रूप में डेरी 
फार्म और कृषि 


11 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


13 

14 
समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति 

लागू नहीं होता 
जिसमें निम्नलिखत हों : 
( क ) उपमहानिदेशक सैनिक फार्म - अध्यक्ष 
( ख ) निदेशक सैनिक फार्म और ओ०आई०सी०एस०एफ० रिकार्ड – सदस्य 
( ग ) एक्यू एम जी क्यू ( सी ) क्यू एम जी का प्रतिनिधि सदस्य 
( घ ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्गों 
से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 

[ फा. से 86072/ क्यू / एम एफ 2/रक्षा ए /384 / आर आर/रक्षा (नि० ) ] 

फकीर चन्द, उप सचिव 


New Delhi, the 27th June, 2001 
S . R . O . 113 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Military Farms (Group C civilian posts) RecruitmentRules, 1978 in so far as they relate to the posts of 
Supervisor (Farms), Assistant Supervisor (Farms) and Sub Assistant Supervisor (Farms), the President is hereby makes the 
following rules regulating the method ofrecruitment to Group C posts in the Military Farms Department namely : -- 

( 1) Short title and commencement. — (i) These rules may be called the Military Farms (Group C Civilian Posts ) 
Recruitment Rules, 2001 . 

( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazetto , 
( 2 ) Application.- - These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules . 

( 3 ) Number , classification and scale of pay. --- The number of the said posts, their classification and scales of pay 
attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said schedule. 

(4 ) Methed ofrecruitment, age limit and qualification etc . — These method of recritment to the said posts , age limit, 
qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in column 5 to 14 of the schedule aforesaid . 

(5 ) Disqualification - - No person. 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , 


or 

(b ) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person , shall be eligible for 
appointment to any of the said posts . 

2 . Provided that the CentralGovernment may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personallaw 
applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of the rule . 

6. Power to relax. -~~- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may , by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons or posts. 


२ ॥ 3941 ) 200) - 3 


444 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 21, 2001/ASADHA 30 , 1923 


[Part II — Sec. 4 ) 


7. Saving .---Nothing in these rules shall affect reservations/relexation ofage limit and other concessions required 
to be provided for Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in 
accordance with orders issued by the Central Government from time to time. 


SCHEDULE 


Tvame of posts 


Number of posts Classification 


Scale of pay 


Whether selection posts 
or Non - sclection Posts 


3 


74 * (2001) 


Non -selection 


1. Supervisor 

( Farms) 


Rs. 5000 - 150 
8000 


120 (2001) 


Non -selection 


2 . Assistant 

Supervisor 
(Fams) 


Rs. 4000- 100 
6000 


Civilian in Defence 
services ,Group " C " 
Non -Gazetted , Non 
Ministerial, Non 
Industrial 
Civilian in Defence 
services, Group " C " 
Non -Gazetted, Non 
Ministerial, Non 
Industrial 
Civilian in Defence 
services,Group " C " 
Non -Gazetted , Non 
Ministerial, Non 
Industrial 


138 (2001) 


3 . Sub - Assistant 

Supervisor 
(Fams) 


Rs. 3050 -75 -3950 
80 -4590 


Not applicable 


Age Limit for direct Whether benefits of added 
recruits. 

years of service admissible 
under rule 30 of Central 
Services ( Pension ) 
Rules, 1972 


Educational and other 
qualification required 
for direct recruit 


Period of 
probation 
if any 


Whether age 
and educational 
qualifications 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


7 


10 


6 
Between 18 
to 25 years 


No 


- 8 
B . Sc. (Agr) Desirable 
one year practical 
experience in dairying 
& cattle management 


Age : No 
Qualification :No 


Two years for 
direct recruits 
No Probation 
period for 
promotees . 
Not applicable 


2 . Not applicable 


No 


Not applicable 


Age : No 
Qualification : No 
Not applicable 


Two years 


3 . Between 18 to No 

25 years 
* Note 
( 1 ) Relaxable for scheduled 

Castes/ Scheduled Tribes 
Other Backward Classes 
& certain other categories 
as notified by the Central 

Government from time to time. 
(2 ) Relaxable cumulatively with 

any other age relaxation for 
Scheduled Castes /Scheduled 
Tribes/Other Backward Classes 


12th Standard Pass 
from any recognized 
Board of Senior Secon 
dary School examination 
with Biology & Chemistry 
subjects . Desirable Dairying 
& Agriculture as vocational 
subjects in plus 2 stage 


[ MI - G4 ] 


HRT 1 7547 : FR 21, 2001/3101 30 , 1923 


445 


A 


Method of recruitment In case of recruitment whether If a Departmental Promotion 
whether by direct by promotion / deputation / absorp - Committee exists what is its 
recruitment or by tion grades from which promotion / composition 
promotion or by deputa - deputation / absorption to be made 
tion or by absorption and 
percentage of the vacan 
cies to be filled by vari 
ous methods 


Circumstances in 
which Union Public 
Service Commission 
is to be consulted in 
making recruitment 


R 


B 


Not applicable 


1. 50 % by promotion 

50 % by direct 


Promotion : 
Promotion from amongst 
Assistant Supervisor ( Farms) 
who have put in eight years 
service in the grade rendered 
after appointment thereto on 
a regular basis and who have 
qualified in Military Farms 


GP." C " Departmental 
Promotion Committee 
Consisting of : 
(a) Dy Director General 
Mil. Farms — Chairman 


(6 ) Director Military Farms: 
& OIC MF Records 


Intermediate Course . 


(c ) AQMG QI(C ) 
(QMG s rep ):Member 
(d ) One Officer belonging 
to SC /ST /OBC 


Not applicable 


2. By promotion 

failing which 
by deputation 


Promotion : 
Promotion from amongst sub 
Asstt Supervisor (Farms) who have 
put in eight years service in the 
grade rendered after appointment 
thereto on a regular basis and who 
have qualified in Military Farm 
Elementary Course . For deputa 
tionists Candidates in equivalent 
posts or having Passed 12 stanadard 
from any recognised Board of 
Senior Secondary School 
examination with Biology & 
Chemistry subjects and with eight 
years Experience . 
Not applicable 

Not applicablc 


Not applicable 


3 . By direct 

recruitment 


[File No. 86072/ Q /MF-2 /Raksha ‘ A ’/384 /RRD (Apptts )] 


FAQUIR CHAND ,Dy. Secy . 


शुद्धि पत्र 


faret, 27 TT, 2001 
cht. A . 37 . 114 . — Rai 17649 471 II , US 4, arira 02 faya 1995 362 - 365 T TH HERTY, HASIRA AHT en 
19 TUR : ( 319sit ) f144 1995 310 UNTIL 1 . 371. 230, NTG 31 - 10 - 199537Utaf 
गया था , स्तंभ 10 में “ सीधी भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और प्रेन्नतव्यर्थोिं लिए दो वर्ष , शब्दों और अंकों के स्थान पर " एकवर्ष " पढ़ें । 

[ 16 . ( )/ 1431 ] 

फकीर चंद, उप सचिव 


446 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 21, 2001/ASADHA 30, 1923 


[PART II SEC. 4 ) 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 27th June, 2001 


S .RO114 . - In the Schedute appended to theMinistry ofDefence , Indian Navy Senior Translation Officer (Russian English ) 
Recruitments Rules 1995, published vide Notification No . SRO 230 dated 31 Oct. 1995, at pages 365 to 367 in the Gazette of India , Part II, 
section 4 , dated the 02 December, 1995 , in column 10 for “ O1 year for directrecruits and 02 years for promotees," read " one year" . 


[File No. CP(G71431] 

FAQUIR CHAND ,Dy. Secy. 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 2nd July , 2001 
S . R . O 115 . - -Following amendment is made to SRO No. 63 dated 21-3 - 2001 published in the Gazette of India , 
Part II Section 4 dated 14 April, 2001 :- - 

In line 5 
for the word 

" LUCKNOW " 
Read " BABINA " 

No, 19 / 16 /Babina / C /DE /2001/2990 / D ( Q & C )] 

DR.MEHRA , Under Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 10054 . 


